निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना 56 पटना कार्तिक 1931 CTO )2000 


( सं0 पटना 566 ) 


19 कार्तिक 1931 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 10 नवम्बर 2009 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

30 अक्तूबर 2009 
सं0 7 / सह विधि - 41 / 2008 - 4949 — बिहार सहकारी सोसाइटी ( संशोधन ) अधिनियम 2008 (बिहार 
अधिनियम 18 , 2008) द्वारा यथा संशोधित बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1935 की धारा 14 "क " की 
उप - धारा (1 ) के तहत प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार बिहार राज्य को - ऑपरेटिव फेडरेशन का निर्वाचन 
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लेती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जय नारायण सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 566 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


